निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 53 ) 


गन्ना उद्योग विभाग 


कार्यालय आदेश 

31 अक्तूबर 2013 
सं 0 बि.ऊ. - 02-06 / 2011-2147 — पेराई वर्ष 2013-14 के लिए रीगा सुगर कम्पनी लि ., रीगा, सीतामढ़ी से 
पथ क्रय केन्द्र आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के 
समक्ष दिनांक 25.10.2013 को सुनवाई की गई । 

बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा -29 के अंतर्गत पथ केन्द्रों की 
स्वीकृति से संबंधित मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि ., रीगा, सीतामढ़ी द्वारा अपने परम्परागत एवं अपराम्परागत आरक्षित 
क्षेत्र में कुल 42 क्रय केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है । प्रस्ताव से सभी पक्षों को अवगत कराया 
गया है । 

प्राप्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी पक्षों एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया । इस मिल द्वारा 
उनके परम्परागत क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में स्थानीय ईख पदाधिकारी के मन्तव्य एवं गन्ना किसानों की सुविधा के 
मद्देनजर तथा ईख अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेराई वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि ., रीगा, 
सीतामढ़ी को गन्ना उठाव हेतु संलग्न सूची के पथ क्रय केन्द्रों पर अंकित मात्रा में गन्ना खरीद की स्वीकृति दी जाती 
है । 

2. आवंटित सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन चीनी मिल चलने के साथ ही आरम्भ किया जाए । बिहार ईख 
( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम , 1981 की धारा -26 एवं 27 के साथ बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का 
विनियमन) नियमावली, 1978 की धारा -22,23,24,27 एवं 30 का सम्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए । 
अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में ईख अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत् 
आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । 

3. संबंधित ईख पदाधिकारी दैनिक ईख खरीद की मात्रा एवं स्वीकृत नये पथ क्रय केन्द्रों का स्थल चयन 
करेंगे । यथासंभव सार्वजनिक अथवा गैर विवादित स्थल पर क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे । स्थल चयन के क्रम में स्थानीय 
ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र की स्थापना स्वीकृत राजस्व थाना के क्षेत्रान्तर्गत ही स्थापित हो । 
ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों के माध्यम से उनके आरक्षित क्षेत्र सहित नये गठित क्षेत्र में भी 
मिल चलने के पूर्व ईख आच्छादन के सर्वेक्षण का कार्य नई सर्वेक्षण नीति विभागीय पत्रांक 800 दिनांक 23.04.2013 के 
अनुसार सम्पन्न हो एवं उसके आधार पर समानुपातिक रूप में पर्ची वितरण कैलेण्डर तैयार कर उसके अनुरूप हो । 


- 


. 


। 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 
पर्चियों के आवंटन / वितरण में किसी भी प्रकार के विचौलियों का समावेश नहीं हो । मिलों द्वारा अपने कर्मचारियों के 
माध्यम से किसानों को समय पर पर्ची (requision slip ) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए तथा उनसे पावती 
को को संधारित रखा जाए । 

4. G.P.S के माध्यम से सम्पादित सर्वेक्षण के बाद नई सट्टानीति के अनुसार कैलेण्ड्रींग, पर्ची वितरण की 
व्यवस्था मिल प्रबंधन द्वारा किया जायेगा । 

5. पथ क्रय केंद्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक -2108 दिनांक 24.10.2013 के माध्यम से 
घोषित नई नीति के अनुसार ही पथ क्रय केंद्र स्थापित एवं परिचालित किये जा सकेगें । संबंधित ईख पदाधिकारी इसका 
शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें । 

6. विभागीय आदेश संख्या 1283 दिनांक 05.07.2013 का अनुपालन कर सभी तौल सेतु न्युनतम 5 टन के 
कम्प्यूटराईजड एवं लोड सेल के साथ स्थापित होगा । स्थानीय ईख पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें । 
इसमें किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं होगा । 

7. चीनी मिल क्रय केंद्र के परिचालन के पूर्व क्रय केंद्रों का पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की 
सूची विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि माहवार तौल लिपिकों का स्थानांतरण किया जाय । 
इसकी भी सूचना समय - समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाय । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट, 
ईखायुक्त । 


पेराई वर्ष 2013-14 के लिए रीगा सुगर कम्पनी लि ०, सीतामढ़ी को 

आवंटित पथ क्रय केन्द्रों की सूची 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


GPS द्वारा 


क्रम 
संख्या 


प्रस्तावित क्रय 

केन्द्र 
का नाम 


राजस्व 
थाना नं . 


सट्टानीति के 
किये गये सर्वे आधार पर 
के आधार पर 

आवंटित गन्ने 
कुल रकवा(एकड़ की मात्रा (लाख 
में ) 

क्वी . में ) 
16603.00 23.24 


सीतामढ़ी 


रीगा 


1 


मिल गेट 


247 


3554.23 


4.98 


बथनाहा 


2 


228 


सोनौल दक्षिणी 
( A ) 
सोनौल दक्षिणी 
( B ) 


1359.68 


1.90 


बथनाहा 


3 


223 


1235.00 


1.73 


मेजरगंज 


4 


सोनौल उत्तरी ( A ) 


49 


1867.02 


2.61 


मेजरगंज 


5 


सोनौल उत्तरी ( B) 


50 


1723.16 


2.41 


बेलसण्ड 


6 


बेलसण्ड 


49 


1076.01 


1.51 


रूनी सैदपुर 


7 


पितौझिया 


232 


844.59 


1.18 


डुमरा 


8 


गाढ़ा 


71 


1634.32 


2.29 


परसौनी 


9 


परसौनी ( A) 


31 


214.29 


0.30 


सोनवर्षा 


10 


परछहिया 


47 


1257.00 


1.76 


डुमरा 


11 


बरियापुर 


318 


719.60 


1.01 


डुमरा 


12 


सुरगहिया 


137 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 


3 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


क्रम 
संख्या 


प्रस्तावित क्रय 

केन्द्र 
का नाम 


राजस्व 
थाना नं . 


GPS द्वारा 

सट्टानीति के 
किये गये सर्वे आधार पर 
के आधार पर 

आवंटित गन्ने 
कुल रकवा(एकड़ की मात्रा (लाख 
में ) 

क्वी . में ) 
1633.91 

2.29 


डुमरा 


13 


मालीपुर पकड़ी 


364 


753.72 


1.06 


डुमरा 


14 


खोपी 


148 


3748.74 


5.25 


शिवहर 


पुरनहिया 


15 


बसन्त पट्टी 


102 


1324.88 


1.85 


शिवहर 


16 


शिवहर 


163 


206.95 


0.29 


तरियानी 


17 


तरियानी 


159 


296.69 


0.42 


तरियानी 


18 


अटकौनी 


151 


709.07 


0.99 


परसौनी 


19 


परसौनी ( B ) 


31 


622.23 


0.87 


शिवहर 


20 


मथुरापुर 


75 


293.70 


0.41 


पीपराढी 


21 


चमनपुर 


139 


611.45 


0.86 


सीतामढ़ी 


रूनी सैदपुर 


22 


परतापुर बगाही 


19 


979.74 


1.37 


परिहार 


23 


महादेव पट्टी 


151 


274.69 


0.38 


मेजरगंज 


24 


बहेरा 


43 


1735.09 


2.43 


सोनवर्षा 


25 


भलौहिया 


38 


1969.82 


2.76 


मेजरगंज 


26 


रघुनाथपुर 


35 


1825.57 


2.56 


बैरगनियां 


27 


बैरगनियां 


08 


32.00 


0.04 


पूर्वी चम्पारण 


कुण्डवा चैनपुर 


28 


कुण्डवा 


चैनपुर 


69 


28.57 


0.04 


घोड़ासहन 


29 


पुरनहिया 


91 


43.73 


0.06 


आदापुर 


30 


छौडादानों 


175 


99.45 


0.14 


आदापुर 


31 


मुर्तिया 


98 


179.86 


0.25 


मुजफ्फरपुर 


कॉटी 


32 


किशुननगर 


134 


214.29 


0.30 


मुजफ्फरपुर 


मोतीपुर 


33 


रतनपुरा 


213 


107.40 


0.15 


कांटी 


34 


साइन 


85 


4 


जिला का नाम 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 
प्रखण्ड का नाम क्रम प्रस्तावित क्रय राजस्व 

GPS द्वारा 

सट्टानीति के 
संख्या केन्द्र 

थाना नं . 

किये गये सर्वे आधार पर 
का नाम 

के आधार पर 

आवंटित गन्ने 
कुल रकवा( एकड़ की मात्रा (लाख 
में ) 

क्वी . में ) 
214.29 

0.30 
बन्द्रा 35 पटसारा 

911 


214.29 


0.30 


पूर्वी चम्पारण 


पकड़ी दयाल 


36 


पकड़ी दयाल 


136 


142.86 


0.20 


मुजफ्फरपुर 


गायघाट 


37 


पचगछिया 


148 


357.14 


0.50 


मधुबनी 


राजनगर 


38 


रांटी चौक / रैयाम 
गेट 


60 


181.15 


0.25 


मुजफ्फरपुर 


मोतीपुर 


39 


बथना 


242 


178.57 


0.25 


मोतीपुर 


40 


परोहा 


269 


859.67 


1.20 


चमनपुर वी ० 


शिवहर 


पिपराढी 


41 


139 


( अम्बा) 


33.00 


.45 


मोतिहारी 


मनपुरवा 


42 


मनपुरवा 


23 


51960.42 


73.15 


योग : 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 53-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


